: 


g 


Hans 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 श्रावण , 1937 ( २० ) 
संख्या 572 राँची, शुक्रवार 

7 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 


31 जुलाई , 2015 


सं0-5/ आरोप. 1- 40/ 2015 का0 6880 -- उपायुक्त , गुमला के ज्ञापांक - 1095(ii)/ स्था0, 
दिनांक - 14 जुलाई , 2015 द्वारा सूचित किया गया है कि निगरानी थाना कांड सं0-36/ 15 में 
श्री सतीश कुमार , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट , गुमला को निगरानी टीम द्वारा 
10 , 000/ - रूपये रिश्वत लेते हुए दिनांक- 14 जुलाई , 2015 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 


2. उक्त आरोपों हेतु श्री कुमार को असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49 क( 2)( क) के तहत् तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
तक निलंबित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 अगस्त, 2 0 15 
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, आयुक्त का कार्यालय, द0 छोटानागपुर 
प्रमण्डल, राँची निर्धारित किया जाता है । 


4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 96 के 
तहत् जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 572 – 50 । 


